रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


. 
. 


+1 


: 


.: 


. 


. 


. 
. 
. 
. 


:-.--. 


: 


------ 


. 


- 


- . 


. 


H 


सनामबजगन 


का राजपत्र 
The Gazette of India 


भारत राजपत्र 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 7 , 2015 / आषाढ़ 16 , 1937 
___ NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015/ ASADHA 16, 1937 


सं . 436 ] 
No. 436 ] 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

(विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 जून , 2015 


सा . का .नि . 543( अ). - स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन 
सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय के उपनियम की धारा 6(i) के अंतर्गत , प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग, निदेशक , 
सवनिरतार के पद के भर्ती नियमों में , निम्नानुसार संशोधन करता है: 


वर्तमान भर्ती नियम 


संशोधित भर्ती नियम 


55 वर्ष से अधिक नहीं परंतु सरकार के प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार | 57 वर्ष से अधिक नहीं परंतु सरकार के प्रचलित भर्ती नियमों के 
शिथिलनीय 

अनुसार शिथिलनीय 


प्रति नियुक्ति पर , प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए जिसे 5 वर्ष तक | 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर 
बढ़ाया जा सकता है । 


अथवा 


अथवा 


अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध आधार पर 


3 वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध पर 


2999 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i) ] 


2. निदेशक, स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , कटक के पद हेतु भर्ती नियम निम्न प्रकार से है: 


01. 


पद का नाम 


निदेशक 


02. 


पद 


एक 


वर्गीकरण 


समूह - क 


वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन 


(पीबी - 4) 37400 - 67000 - / - रुपए तथा केन्द्र सरकार की दरों पर 
सभी भत्तों सहित 8700 / - रुपए ग्रेड वेतन 


05. 


आयु 


57 वर्ष से अधिक नहीं परंतु सरकार के भर्ती रुपए के अनुसार 57 वर्ष 
तक शिथिलनीय 


06 . | भर्ती का तरीका 


3 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर 


अथवा 


07. | आवश्यक योग्यताएं 


08. 


वांछनीय 


3 वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध पर 
पीएमआर अथवा आर्थोपेडिक्स अथवा बायो - मेडिकल इंजिनियरिंग में 
स्नातकोत्तर डिग्री और लोकोमोटर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के 
पुनर्वास के क्षेत्र में अथवा संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव 
(i) संबंधित क्षेत्र में दी एमडी अथवा सम स्तर के समान कार्य का 
प्रकाशन कार्य 
( ii ) पुनर्वासन के क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव 
दो वर्ष 
शीर्ष स्तरीय संस्थान की अध्यक्षता करता और इसके समग्र विकास हेतु 
पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करना लोकोमोटर विकलांगता के क्षेत्र में 
क्लिनिकल सेवाओं, प्रशिक्षण और प्रलेखन में पेशेवरों की टीम का नेतृत्व 
करना । 
सामान्य परिषद के अध्यक्ष और क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ । । 


09. 
10. 


परिवीक्षा अवधि 
कार्य और जिम्मेदारियां 


11. 


चयन बोर्ड / डीपीसी का गठन 


3. यह इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा । 


[ फा . सं. 13 -14 / 2008.एनआई ] 

मुकेश जैन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 


(Department of Empowerment of Persons with Disabilities ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2015 


G . S .R . 543 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause 6 (i) Bylaws of the Swami Vivekanand 
National Institute for Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR ), Cuttack , an autonomous body 
under the Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities (DEPWDs), the Department hereby makes the following amendment to the recruitment rules of 
the post of Director, SVNIRTAR : 


[ TT II - 


4S 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Present Recruitment Rules 

Amended /Revised Recruitment Rules 
Not exceeding 55 years but relaxable as per Not exceeding 57 years but relaxable as per 
prevailing rules of the Government. 

prevailing rules of the Government. 
On deputation , initially for a period of 3 years which On deputation for a period of 3 years ; 
may be extended upto 5 years ; 
OR 

OR 
On contract for a period not exceeding 5 years On contract for a period of 3 years . 


2 . The recruitment rules for the post of Director , Swami Vivekanand National Institute for 
Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR ), Cuttack is as under: 


01. 


02 . 


03 . 
04 . 


Name of the Post 
No . of post 
Classification 
Pay in the Pay Band & 
Grade Pay 
Age 


DIRECTOR 
One 
Group -‘ A ’ 
( PB -4 ) Rs. 37400 -67000 /- plus Grade Pay of Rs. 8700 /- with all 
allowances at CentralGovt. rates . 
Not exceeding 57 years but relaxable as per prevailing rules of the 
Government 
On deputation for a period of 3 years . 


05 


Mode of recruitment 


OR 


Essential qualification 


On contract for a period of 3 years. 
Master s Degree in PMR or Orthopaedics or Bio -Medical 
Engineering with experience in the field of Rehabilitation of 
persons with locomotors disability or related fields for at least 
10 years . 
(i) Ph . D . in a relevant area or published work of equivalent work 
of equivalent standard . 
( ii ) Experience of research in the field of Rehabilitation 
Two years 


Desirable 


Probation Period 


and 


Functions 
Responsibilities 


To head the apex National Level Institute and assume full 
responsibility for its overall development. To lead a team of 
professionals in clinical services, training, research and 
documentation in the area of Locomotors disability 
Chairman G .C . and experts in the field . 


11. 


Composition of Selection 
Board /DPC 


3 . 


This shall come into force from the date of their publication in the Official Gazatte . 

[F .No. 13- 14 /2008 NI] 
MUKESH JAIN , Jt . Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


